निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 821 ) 


30 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 22 अक्तूबर 2013 


सं0 28 / डा0से0 - 09 / 2013 - 10732 / वि०( 2 ) 

वित्त विभाग 


- 


- - 


संकल्प 

___ 18 अक्तूबर 2013 
विषय : — बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम 194 (ii) में एक नया फार्म - 27 B( 1 ) सम्मिलित किये जाने 

के संबंध में । 

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 194(ii) के अंतर्गत विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा जिला पदाधिकारी 
के माध्यम से कार्य विभागों को उपलब्ध करायी गई अग्रिम राशि के सामंजन हेतु डी0सी0 विपत्र समर्पित करने के लिए 
कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है । इसके चलते निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को डी०सी० विपत्र समर्पित 
करने में कठिनाई हो रही है । 

सम्यक विचारोपरांत बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उपरोक्त स्थितियों के लिए डी0सी0 विपत्र समर्पित करने हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194(ii ) में प्रपत्र 
BTC Form- 27B(I) विहित करने का निर्णय लिया गया है । तत्संबंधित विवरण निम्नवत् है : 

"प्रशासी विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से कार्य विभाग के प्रमंडल को उपलब्ध करायी गई अग्रिम 

मामंजन हेतु डी0सी0 विपत्र के लिए बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 194 (ii) के अंतर्गत BTC 
Form- 27B(1) सम्मिलित किया जाता है ।" (अनुलग्नक - BTC Form-27B(i)) । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस , 
सचिव (व्यय) । 


PER JGTC (37HTTPUT), 22 31 de 2013 

BTC FORM - 27B (1) 

[See rule - 194 ] 
Form for Transfer ofMoney to Works Department via DM 


Details of AC Bill drawn by department 


Bank Draft/ Challan No . No. and Date 
by which amount had been transferred 

to works deptt. 


NameofDDO 


NameofTreasury 


ACBillNo.andDate 


Amount 


BillCode 


TVNo. andDate 


No. 


Date 


Amount 


5 


Signature of DDO 

( for column 1 - 9) 


Details of amount transferred by District Magistrate 


Details of Bank 
Draft/Challan /Cheque 


Name of District Magistrate to whom amount had 

been transferred and other details 


Nameofdeptt.fromwhom 

amount havebeenobtained 


No. 


Date 


Amount 


Nameof division 


Month 


Amount 


Head 


11 


14 


16 


17 


Signature of District Magistrate 

(for column 10 - 17 ) 


por JJC ( 31HTETUT), 22 370er 2013 


Details of accounting by works division 


Details of received 

amount 


Month in which receipt had 
been shown and sent to 

Accountant General 


Details of month in which expenditure 
had been shown and sent to Accountant 

General 


BankDraft/Challan 


Date 


Amount 


Month 


Amount 


Head 


Month 


Amount 


Head 


VoucherNo.&date 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


| 


27 


Signature of Executive Engineer 

(for column 18 - 27 ) 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT ) 821-571+ 200 - STOãouton 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


